निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 माघ 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 97 ) पटना, सोमवार , 1 फरवरी 2016 


निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 


24 नवम्बर 2015 
सं0 V / ई1 - 316 / 2015 - 4892 — श्री ओम प्रकाश मंडल , सहायक आयुक्त उत्पाद (मुख्यालय), निबंधन , 
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार , पटना को वित्त ( वै0दा0नि0को०) विभाग के पत्रांक -1154 ( 22) दिनांक 23. 09. 2015 
के आधार पर बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक 10.07.2015 से 26.07. 2015 तक 
(17 दिन ) के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 97 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


